निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 कार्तिक 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 968 ) पटना , वृहस्पतिवार , 8 नवम्बर 2018 


आपदा प्रबंधन विभाग 


अधिसूचना 
3 नवम्बर 2018 


सं० 1प्रा0आ0 - 21 / 2018 - 3048 / आoप्रo — वर्ष 2018 में अनियमित एवं अल्प वर्षापात के कारण 
उत्पन्न गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य के 23 जिलो के कुल 206 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित करने के 
निमित्त पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना सं0 2898 / आ0प्र0, दिनांक 15. 10. 2018 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया 
जाता है : 


पूर्व में सूखाग्रस्त घोषित किए गए 206 प्रखण्डों के अतिरिक्त अनुलग्नक " क " में अंकित कुल 16 
जिलो के 69 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किया जाता है । 

कंडिका 4(i) ग को विलोपित समझा जाय । 
iii. कंडिका 4(i) ड़ को निम्नवत् पढ़ा जाय : 

सूखाग्रस्त घोषित प्रखण्डों के लिए कृषि इनपुट अनुदान की राशि आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा कृषि विभाग 
को उपलब्ध कराया जायेगा तथा इसका भुगतान कृषि विभाग के द्वारा किया जायेगा । कृषकों को अधिकतम 2 हेक्टेयर 
की अधिसीमा तक कृषि इनपुट अनुदान अनुमान्य होगा । अल्प वर्षा के कारण जहाँ फसल की बोआयी नहीं की जा 
सकी है, उन कृषकों को भी कृषि इनपुट अनुदान अनुमान्य होगा । कृषि इनपुट अनुदान का भुगतान वर्षा आधारित 
( Rainfed ) फसल क्षेत्र के लिए 6800 / - रू0 प्रति हेक्टेयर , सुनिश्चित सिंचाई आधारित फसल क्षेत्र के लिए 
13500 / - रू0 प्रति हेक्टेयर की दर से एवं न्यूनतम 1000 / - रू0 अनुमान्य होगा । 
अधिसूचना संख्या 2898 / आ0प्र0, दिनांक 15.10.2018 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

प्रत्यय अमृत , 
प्रधान सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 8 नवम्बर 2018 


क्र० सं० 


अनुलग्नक - क 
बिहार में सुखाड़ग्रस्त जिलों की प्रखंडवार सूची 

( कुल 16 जिले के 69 प्रखंड ) 
जिला का नाम 

प्रखंड का नाम 
2 

___ 3 
पटना 

खुसरूपुर 
पटना 

फतुहाँ 


पुनपुन 


आरा 


पटना 
भोजपुर 
भोजपुर 
भोजपुर 
कैमूर 


उदवन्तनगर 


बिहियाँ 


चाँद 


नवादा 


नारदीगंज 


नवादा 


नरहट 


नवादा 


रजौली 


औरंगाबाद 


बारूण 


गोपालगंज 


सिंघबलिया 


बरौली 


14 


गोपालगंज 
गोपालगंज 
गोपालगंज 


मांझा 


15 


गोपालगंज 


16 


थावे 


गोपालगंज 
गोपालगंज 
गोपालगंज 


कुचायकोट 


भोरे 


गोपालगंज 


कटैया 
मुशहरी 


20 


मुजफ्फरपुर 
मुजफ्फरपुर 


21 


मुरौल 


22 


सकरा 


23 


मुजफ्फरपुर 
मुजफ्फरपुर 
मुजफ्फरपुर 


गायघाट 


24 


बोचहाँ 


25 


मुजफ्फरपुर 


कटरा 


27 


मुजफ्फरपुर 
मुजफ्फरपुर 
मुजफ्फरपुर 


मीनापुर 
मोतीपुर 
सरैया 


28 


29 


मुजफ्फरपुर 


मड़वन 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 8 नवम्बर 2018 


क्र० सं० 


जिला का नाम 


प्रखंड का नाम 


3 


30 


कुढ़नी 


मुजफ्फरपुर 
सीतामढ़ी 


31 


32 


वैशाली 


बाजपट्टी 
भगवानपुर 
देसरी 


33 


वैशाली 


दरभंगा 


बहादुरपुर 
सदर 


दरभंगा 


36 


दरभंगा 


केवटी 


37 


दरभंगा 


हनुमाननगर 
सिंहवारा 


38 


दरभंगा 


39 


दरभंगा 


कु0स्थान 


40 


दरभंगा 


कु0स्थानपू 


लदनियाँ 


42 


मधवापुर 


43 


घोघरडीहा 


44 


खुटौना 


45 


दलसिंहसराय 


46 


हसनपुर 


मधुबनी 
मधुबनी 
मधुबनी 
मधुबनी 
समस्तीपुर 
समस्तीपुर 
समस्तीपुर 
समस्तीपुर 
समस्तीपुर 
समस्तीपुर 
समस्तीपुर 
समस्तीपुर 


47 


कल्याणपुर 


48 


मो० नगर 


49 


मोहनपुर 


50 


पूसा 
रोसड़ा 


विद्यापतिनगर 


53 


मुंगेर 


धरहरा 


54 


मुंगेर 


टेटियाम्बर 


55 


भागलपुर 


कहलगाँव 


56 


भागलपुर 


पीरपैंती 


57 


बांका 


बांका 


58 


बांका 


बाराहाट 


59 


बांका 


रजौन 


60 


बांका 


शंभुगंज 


61 


नालन्दा 


अस्थावां 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 8 नवम्बर 2018 


क्र० सं० 


जिला का नाम 


। प्रखंड का नाम 


2 


3 


नालन्दा 


बिहारशरीफ 


नालन्दा 


बिन्द 


नालन्दा 


हरनौत 


नालन्दा 


नगरनौसा 


नालन्दा 


नूरसराय 


नालन्दा 


नालन्दा 


राजगीर 


नालन्दा 


सरमेरा 


प्रत्यय अमृत , 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 968- 571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic .in 


